निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 391 ) 


7 श्रावण 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 29 जुलाई 2009 


कृषि विभाग 
- - - - - - 

अधिसूचना 

22 जुलाई 2009 
सं० 13 / सू०को० - 53 / 2008 - 3415 — कृ० विभागीय अधिसूचना संख्या 6164 , दिनांक 29 अगस्त 2008 के 
क्रम में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा - 5 की उप - धारा - 1 तथा 2 और धारा - 19(1 ) के प्रावधानों के 
तहत कृषि विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों के लिए क्रमशः लोक सूचना पदाधिकारी / सहायक लोक सूचना 
पदाधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकार पदाभिहित किया जाता है । 


कार्यालय 


क्र० 
सं० 


लोक सूचना पदाधिकारी 


अपीलीय प्राधिकार 


सहायक लोक सूचना 

पदाधिकारी 


4. 


5. 


2. 
संयुक्त कृषि निदेशक 
( पाट ) पूर्णियाँ, बिहार 
का कार्यालय । 


उप - कृषि निदेशक 
(शिक्षा), बिहार, पटना 
का कार्यालय । 


____ 3. 
संयुक्त कृषि निदेशक | सहायक कृषि निदेशक , अपर कृषि निदेशक 
। ( पाट ), पूर्णियाँ , बिहार | ( पाट ) विपणन पुर्णियाँ । (प्रसार), कृषि 

निदेशालय, बिहार, 

पटना । 
उप - कृषि निदेशक (शिक्षा), | प्रधान सहायक , उप अपर कृषि निदेशक 
बिहार, पटना । 

कृषि निदेशक, शिक्षा, ( प्रसार), कृषि 
बिहार पटना का निदेशालय, बिहार, 
कार्यालय । 

पटना । 
उप कृषि निदेशक 

प्रधान सहायक, उप - तथैव 
तेलहन ), बिहार, पटना । कृषि निदेशक ( तेलहन ), 

बिहार पटना का 

कार्यालय । 
| उप - कृषि निदेशक (बीज बीज तकनीशियन , 

तथैव 
निरीक्षण), बिहार, पटना । उप - कृषि निदेशक 

(बीज निरीक्षण), बिहार 
पटना का कार्यालय । 


| उप - कृषि निदेशक 
( तलहन ), बिहार का 
कार्यालय । 


4 . 


उप - कृषि निदेशक 
( बीज निरीक्षण) बिहार 
का कार्यालय । 


क्र० 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 29 जुलाई 2009 
लोक सूचना पदाधिकारी सहायक लोक सूचना 

पदाधिकारी 


कार्यालय 


अपीलीय प्राधिकार 


2. 


3. 


| उप - कृषि निदेशक उप - कृषि निदेशक ( बीज | कनीय अनुसंधान पदा० , । तथैव 
( बीज विश्लेषण ) बिहार | विश्लेषण), बिहार , पटना । | उप - कृषि निदेशक 
का कार्यालय । 

(बीज विश्लेषण) बिहार 

पटना का कार्यालय । । 
उप कृषि निदेशक , उप - कृषि निदेशक 

सहायक अनुसंधान तथैव 
( कम्पोस्ट ) बिहार, पटना । ( कम्पोस्ट ) बिहार , पटना । पदा० उप - कृषि 
का कार्यालय । 

निदेशक, कम्पोस्ट 
बिहार पटना का 

कार्यालय । 
. | उप - कृषि निदेशक , उप - कृषि निदेशक, ( गुण सहायक कृषि निदेशक , तथैव 

( गुण नियंत्रण ) बिहार, नियंत्रण) बिहार , पटना । । उप - कृषि निदेशक 
पटना का कार्यालय । 

( गुण नियंत्रण ), बिहार 

पटना का कार्यालय । 
8. उप - कृषि निदेशक , उप - कृषि निदेशक , सहायक मिट्टी 

तथैव 
( केन्द्रीय मिट्टी जाँच | ( केन्द्रीय मिट्टी जाँच रसायनज्ञ , उप - कृषि 
प्रयोगशाला) बिहार, प्रयोगशाला ) बिहार, पटना । निदेशक (केन्द्रीय मिट्टी 
पटना का कार्यालय । 

जाँच प्रयोगशाला ) 
बिहार पटना का 

कार्यालय । 
परियोजना पदाधिकारी, परियोजना पदाधिकारी , तकनीकि पदाधिकारी, तथैव 
दियारा विकास दियारा विकास परियोजना, | परियोजना पदाधिकारी, 
परियोजना, बिहार, बिहार, पटना । 

दियारा विकास 
पटना का कार्यालय । 

परियोजक, बिहार पटना 
का कार्यालय 


9 . 


लोक सूचना पदाधिकारी की अनुपस्थति में सहायक लोक सूचना पदाधिकारी द्वारा लोक सूचना पदाधिकारी 
का कार्य सम्पादित किया जायगा । प्रस्ताव में कृषि उत्पादन आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त है । 


बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

(ह० ) अस्पष्ट , 

उप सचिव - सह 
लोक सूचना पदाधिकारी । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 391- 571 + 100-डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


